... 


. 


. 


. 


. 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 चैत्र 1936 ( श०) 
संख्या 156 राँची , शुक्रवार 

11 अप्रैल , 2014 (ई० ) 
झारखण्ड विधान -सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
26 फरवरी, 2014 


संख्या- अ०प्र०क्रि०स०-01/ 2013 - 564/वि०स० --एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी की 
जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना 
संख्या - 2965 , दिनांक 17 अगस्त , 2013 के क्रम मे श्री अरुण मण्डल , स०वि०स० को झारखण्ड 
विधान सभा कि अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का सदस्य अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से समिति की शेष अवधि के लिये मनोनीत किया है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 156 - 50 | 


